- 


रजिस्ट्री संडी एल - 33004 /99 


REGD . NO . D . L. -33004 / 99 


- 


- 


- 


सत्यमेव जयते . 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भागा - खण्ड 4 . 
PARTIL - Section4 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


सं . 1291 
No. 129 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , सितम्बर 13 , 2005 / भाद्र 22, 1927 
NEW DELHI , TUESDAY, SEPTEMBER 13, 2005/ BHADRA 22, 1927 


M 


महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

__ अधिसूचना 

मुंबई, 5 सितम्बर , 2005 
सं. टीएएमपी /39/ 2005- विविध . - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 , 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
. का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एततद्वारा व्यापक प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने की तिथि को संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान 
करता है । 

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

प्रकरण सं. टीएएमपी /39/ 2005- विविध 
मुंबई पत्तनन्यास 

आवेदक 
आदेश 

( अगस्त, 2005 के 30वें दिन पारित ) 
यह प्रकरण प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा हेतु व्यापक प्रस्ताव दाखिल करने की तिथि को बढ़ाने हेतु मुंबई पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से . . . 
संबंधित है । 

2. इस प्राधिकरण ने 25 अप्रैल, 2005 को एक आदेश पारित किया था जिसके द्वारा उसने अन्य बातों के साथ मुंबई पत्तन न्यास को निदेश 
दिया था कि वह प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के लिए व्यापक प्रस्ताव 15 अगस्त, 2005 तक दाखिल कर दे, ऐसा न कर पाने पर समुचित कार्रवाई 
आरम्भ करेगा । 

___ 3. अब, एमबीपीटी ने व्यापक प्रशुल्क प्रस्ताव दाखिल करने हेतु समय सीमा 15 सितम्बर , 2005 तक बढ़ाने का इस आधार पर 
अनुरोधकिया है कि 26 जुलाई, 2005 को मुंबई में हुई भारी बारिश और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक यातायात में आई रुकावट के कारण 
व्यापक - दर - संशोधन से संबंधित कार्य की प्रगति में रुकावट डाल दी है । 

4. प्रशुल्क की सामान्य समीक्षा के लिए व्यापक प्रस्ताव दाखिल करने हेतु एमबीपीटी को 15 सितम्बर, 2005 तक समय प्रदान किया जाता 


अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष 
[ विज्ञापन/III /IV/ 143 / 2005 / असा.] 


2719 GI/ 2005 


. . . (1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART III - Sec. 4 ] 


NA 


WN 


-H.. 


TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 

NOTIFICATION 

Mumbai,the 5th September, 2005 
No. TAMP /39 /2005 -Misc -- In exercise of the powers conferred by Sections 48 , 49 and 50 of the Major Port Trusts 
Act, 1963 ( 38 of 1963 ), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the date for filing of comprehensive proposal for 
general review of tatiff of the Mumbai Port Trust as in the Order appended hereto . 

Tariff Authority for Major Ports 

Case No. TAMP /39 /2005 -Misc . 
TheMumbai Port Thest 

Applicant 
ORDER 

(Passed on this 30th day of August, 2005 ) 
This case relates to a proposal received from the Mumbai Port Trust (MBPT ) to extend thedate for filing comprehensive 
proposal for general review of tariff . 

2. This Authority had passed an Order on 25 April, 2005 , inter alia , directing the MBPT to file its comprehensive 
proposal for general review of tariff by 15 August, 2005, failing which the Authority would proceed with appropriate action . 

3. The MBPT has requested further time up to 15 September, 2005 for filing its comprehensive tariff proposal on the 
ground that the heavy rains from 26 July, 2005 in Mumbai and the consequent disruption in public transport has hampered 
the progress of its work relating to comprehensive rate revision . 

4 . Time up to 15 September, 2005 is allowed to MBPT to file its comprehensive proposal for general review of tariff. 


A . L. BONGIRWAR , Chairman 
{Advt./II/ IV /143/ 2005/Exty .] 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


